पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी ० डी ०एन० / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -18 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 अप्रैल , 2017 ई० ( बैशाख 02 , 1939 शक सम्वत्) [ संख्या -16 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


455-462 


1500 


107-116. 


-1500 


975 


... 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क -नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व - परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


975 


975 


1425 


455 - क 


456 


उत्तराखण्ड गजट , 22 अप्रैल, 2017 ई० (बैशाख 02 , 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 


विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -1 

-नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग 

विज्ञप्ति / नियुक्ति 

07 अप्रैल, 2017 ई ० 
संख्या 197 / XLI - 1 / 14-104 / 14 टी 0 सी 0 -प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय 
पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता, मैकेनिकल के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुति के 
फलस्वरूप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के पत्रांक 1170 / नि 0 प्रा 0 शि 0 / मैकेनिकल एवं CE/ CSE/ PGDCA/2016-17, 
दिनांक 27.01.2017 के क्रम में निम्न तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुख कॉलम-3 में निर्दिष्ट 
राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 
पैरा -2 एवं 3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त / तैनात करते हुए, दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखने 
की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्र ० सं ० अभ्यर्थी का नाम 

तैनाती स्थल 
सुश्री शैफाली सैनी 

रा 0 पा 0. देहरादून 
सुश्री जया बोहरा 

रा ० पा o , नैनीताल 
श्री सचिन सक्सैना 

रा ० पा 0 काशीपुर , ऊधमसिंह नगर 
सुश्री निष्ठा आर्य 

रा 0 पा 0 बाजपुर, ऊधमसिंह नगर 
सुश्री पूजा मियां 

रा 0 पा 0, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल 
श्री जोगेन्द्र पाल 

रा ० पा ०, गोपेश्वर, चमोली, गढ़वाल 
श्री सुधीर कुमार 

रा ० पा 0, बाड़ेछीना, अल्मोड़ा 
सुश्री मोनिका नौटियाल 

रा० पा 0, पोखरी, चमोली , गढ़वाल 
सुश्री श्वेता जोशी 

रा 0 पा 0, काण्डा , बागेश्वर 
श्री सोनल टम्टा 

रा ० पा ०, गणाई , गंगोली 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


2 . उपरोक्तानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रवक्ताओं की सेवाएँ " उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा , 
राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2009 के संगत सेवा नियमों तथा ऐसी समस्त सेवा शर्तों के आधार पर होगी , 
जो समय - समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी । 


( 2.1) उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । यदि स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं प्रागवृत्त सत्यापन, आरक्षित श्रेणी 

संबंधित प्रमाण - पत्रों के सत्यापन आदि में कोई प्रतिकूल तथ्य / रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो संबंधित 

अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी । 
( 2.2 ) संबंधित प्रवक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति पत्र जारी होने की तिथि से 

एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या संबंधित संस्थानों में उपलब्ध कसते हुए प्राविधिक शिक्षा 

निदेशालय, श्रीनगर एवं शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे । 
( 2.3 ) परिवीक्षा के दौरान नवचयनित प्रवक्ताओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन 

सुनिश्चित किया जाना होगा । 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट, 22 अप्रैल , 2017 ई 0 (बैशाख 02. 1939 शक सम्वत् ) 


457 


3. तैनाती स्थल / संस्थान में रिपोर्ट करने के उपरान्त निम्न सूचनाएँ एवं प्रमाण - पत्र शासन में प्रस्तुत करने 
अनिवार्य होंगे , तदोपरान्त ही योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी: 

( 3.1 ) 

मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता प्रमाण - पत्र । 
( 3.2 ) 

समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों । 


( 3.3) 


अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र- एवं - राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी- सेवा- के - संबंध में घोषणा - पत्र । 


(3.4 ) 


एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने की घोषणा / शपथ - पत्र । 


( 3.5 ) 


इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़ें जाने का प्रमाण - पत्र । 


( 3.6 ) 


दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी , जो सक्रिय सेवा में हों किन्तु उनके संबंधित न हों , के द्वारा जारी 


प्रमाण - पत्र । 


(3.7 ) शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति से संबंधित मूल प्रमाण - पत्र एवं उसकी एक प्रमाणित प्रति । 
( 3.8 ) लिखित रूप से एक " Under Taking कि यदि पुलिस सत्यापन चरित्र एवं प्रागवृत्त के सत्यापन तथा 

चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति 

निरस्त समझी जाय । 
(3.9 ) 

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण - पत्रों की जाँच, संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के 
उपरान्त यदि कोई प्रमाण - पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन / नियुक्ति 

निरस्त समझी जायेगी । 
4. अतः उपरोक्त तालिका में उल्लिखित नवचयनित व्याख्याताओं को सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त 
पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं , तो प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि तक उपरोक्त प्रस्तर -1 में निर्दिष्ट तालिका के 
कॉलम -3 में उल्लिखित तैनाती स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें , अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद 
का कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही 
नियमानुसार की जायेगी । 

आज्ञा से , 


ओम प्रकाश, 


अपर मुख्य सचिव । 


सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग-4 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

10 अप्रैल, 2017 ई ० 
संख्या 432 / xxxi(4 ) / 2017-06(विविध ) / 2015 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के 
अन्तर्मत- श्री - के - एन - साय, निजी सचिव को नियमित चयनोपसन्त वरिष्ठ -निजी सचिव, वेतनमान -३-15,600-39,100, 
ग्रेड पे ₹ 6,600 ( पुनरीक्षित वेतन पे मैट्रिक्स में स्तर- I, ₹ 67,700 ) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई 
रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय , सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त पदोन्नत कार्मिक को वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है । 

3. उपरोक्त वरिष्ठ निजी सचिव वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान 
पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन ( अधि0), अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने 
की सूचना उपलब्ध करायेंगे । 


2 . 


458 


उत्तराखण्ड गजट , 22 अप्रैल , 2017 ई० ( बैशाख 02, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


4. संबंधित कार्मिकों की उपरोक्तानुसार पदोन्नति मा 0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट 
याचिका संख्या 239/2016 ( एस 0 / बी 0), श्री हरिदत्त देवतला एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित होने वाले 
अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी । 
5. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार 

यदि 
उ0 प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्क्रम में वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति 
में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया 
जायेगा । 

आज्ञा से , 
आनन्द वर्द्धन, 


प्रमुख सचिव । 


औद्योगिक विकास अनुभाग -1 

कार्यालय ज्ञाप 

10 अप्रैल, 2017 ई ० 
संख्या 265 / VII --1 / 2017 / 06 ख / 12 टीसी - कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री सुनील पंवार , 
उप निदेशक / ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई , उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को खनिकर्म 
शाखा के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक / मुख्य खान अधिकारी , वेतनमान ₹ 15,600-39,100 , ग्रेड पे ₹ 7,600 ( पुनरीक्षित 
वेतन लेवल -12, ₹ 78,800-2,09,200 ), के पद पर नियमित चयनोपरान्त पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय , 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. संयुक्त निदेशक / मुख्य खान अधिकारी के पद पर पदोन्नत श्री सुनील पंवार , उत्तराखण्ड भूतत्व एवं 
खनिकर्म सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015 के प्रावधानानुसार 06 माह की परिवीक्षा पर रहेंगे । 

3. उक्त पदोन्नति मा 0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट पिटीशन सं0 458 / एस0 बी 0 / 2016, सुनील पंवार 
बनाम राज्य एवं अन्य तथा रिट याचिका सं0 3 / एस 0 बी 0 / 2017, दिनेश कुमार बनाम राज्य एवं अन्य में मा 0 उच्च न्यायालय , 
-नैनीताल- द्वारा पारित होने वाले अन्तिम- आदेश के अधीन होगी । 

कार्यालय ज्ञाप 

11 अप्रैल, 2017 ई ० 
संख्या 206 / VII - 1 / 2017 / 95 ख / 03 – भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई , उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून 
के अन्तर्गत सहायक भूवैज्ञानिक, वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 में कार्यरत निम्न अधिकारियों को 
उप निदेशक / भूवैज्ञानिक के रिक्त पदों पर विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उप निदेशक / भूवैज्ञानिक , 
वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600 (पुनरीक्षित वेतन लेवल -11 , 67,700–2,06,700 ) में कार्यभार ग्रहण करने 
की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय , सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

(1 ) श्री लेखराज, 
( 2 ) श्री अमित गौरव , 
( 3) डॉ ० दीपेन्द्र सिंह चन्द । 

2.उप निदेशक-/ भू वैज्ञानिक के पद पर पदोन्नत उपरोक्त अधिकारी, उत्तराखण्ड भूतत्व एवं खनिकर्म सेवा 
(संशोधन) नियमावली, 2015 के प्रावधानानुसार 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे तथा अग्रिम आदेश तक वे अपने वर्तमान 
पद का कार्य निर्वहन करते रहेंगे । उक्त अधिकारियों की पदोन्नति के फलस्वरूप नवीन तैनाती के आदेश पृथक से 
जारी किये जायेंगे । 


---- ----- --- .. ::------------- 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 22 अप्रैल, 2017 ई ० ( बैशाख 02. 1939 शक सम्वत्) 


459 


3. उक्त पदोन्नति मा 0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट पिटीशन सं 0 457 / एस0 बी 0 / 2015, अनिल कुमार 
बनाम राज्य एवं अन्य तथा रिट याचिका सं0 3 / एस 0 बी 0 / 2017 , दिनेश कुमार बनाम राज्य एवं अन्य में मा 0 उच्च न्यायालय , 
नैनीताल द्वारा पारित होने वाले अन्तिम आदेश के अधीन होगी । 

आज्ञा से , 
शैलेश बगौली, 

-सचिव 


वित्त अनुभाग -9 

अधिसूचना 

12 अप्रैल, 2017 ई० 
संख्या 91 / 2017 / XXVII ( 9) / स्टॉम्प -55 / 2009 - चूँकि , राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि 
लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है ; 

अतः, श्री राज्यपाल महोदय , भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 ( केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899 ) 
की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके , शासन की अधिसूचना संख्या 
160 / 2016 / XXVII (9) / स्टॉम्प -55 / 2009, दिनांक 30 जून , 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए आगामी 05 वर्ष 
अर्थात् दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2022 की तारीख तक ₹ 5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र) तक के कृषि सम्बन्धी 
क्रिया - कलापों के प्रयोजनार्थ लिये गये ऋणों हेतु निष्पादित बन्धक विलेखों पर स्टॉम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


अमित सिंह नेगी , 

सचिव । 
वित्त अनुभाग -8 
विज्ञप्ति / नियुक्ति 

13 अप्रैल, 2017 ई ० 
संख्या 88/2017/12(100 ) / XXVII ( 8) / 2014 - उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित 
राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2010 के आधार पर वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत सहायक आयुक्त के 
पद पर , वेतनमान ₹ 15,600-39,100 + ग्रेड पे ₹ 5,400, में नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कार्यभार 
ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय , 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्रमांक 

पत्राचार का पता 

गृह जनपद 
श्री पुष्पेन्द्र चौधरी 

श्री पुष्पेन्द्र चौधरी, 150 कटरामालियान , ऊधमसिंह नगर 
काशीपुर, ऊधमसिंह नगर 


नाम 


1 . 


उत्तराखण्ड 


2. उक्त नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त - सत्यापन 
शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाया जाता 
है तो यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी । 

प्रश्नगत पद की सेवायें " उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा ( कर ) नियमावली, 2016 * तथा शासन के द्वारा 
समय - समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तों से विनियमित होगी । 


3 . 


460 


उत्तराखण्ड गजट , 22 अप्रैल, 2017 ई ० (बैशाख 02, 1939 शक सम्वत् ) 


[भाग 1 


4. अभ्यर्थी को उक्त विज्ञप्ति / नियुक्ति के निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर सायं 5:00 बजे तक 
कार्यालय आयुक्त कर, वाणिज्य कर मुख्यालय, 06 नम्बर पुलिया , रिंग रोड, नत्थनपुर, देहरादून में रिपोर्ट 

करना अनिवार्य होगा । 
5. परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया 

जाना होगा । 
6. उपरोक्तानुसार रिपोर्ट करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा निम्नवत् सूचनायें / प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य 

होंगे , तदोपरान्त ही उनकी योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी । 
( 6.1) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा - पत्र । 
(6.2 ) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति की घोषणा, जिसके वे स्वामी हों । 
(6.3) एक से अधिक जीवित पति / पत्नी - न - होने - का - घोषणा -पत्र / शपथ -पत्र । 
( 6.4) इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण - पत्र । 
( 6.5) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारियों , जो सक्रिय सेवा में हों किन्तु उनके संबंधी न हों , द्वारा प्रस्तुत 

चरित्र प्रमाण - पत्र । 
( 6.6 ) शैक्षिक योग्यता, आयु, जाति प्रमाण - पत्र एवं निवास प्रमाण - पत्र से संबंधित मूल प्रमाण - पत्र एवं 

उनकी एक - एक प्रमाणित प्रति । 
( 6.7 ) लिखित रूप में एक " Under Taking कि यदि पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन तथा 

चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उनकी 

यह नियुक्ति निरस्त समझी जाय । 
( 6.8) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण - पत्रों की जाँच संबंधित जिला अधिकारियों से कराये जाने के 

उपरान्त यदि कोई प्रमाण - पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन को 

उत्तराखण्ड का अभ्यर्थन / नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी । 
(6.9) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य परीक्षण / मेडिकल रिपोर्ट । 
7. आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में सूचना अलग से प्रदान की जाएगी । 
8. संबंधित अभ्यर्थी - को - आयुक्त कर, उत्तराखण्ड में रिपोर्ट करने हेतु कोई यात्रा भत्ता./ दैनिक भत्ता. 

अनुमन्य / देय नहीं होगा । 
9. उक्त नियुक्ति आदेश मा 0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या सं 0 67/2014, 

शैलेश भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 86/2014, हेम चन्द्र एवं अन्य बनाम 
उत्तराखण्ड राज्य , रिट याचिका संख्या 106/2014, सुमित भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट 
याचिका संख्या 562/2011, नन्द किशोर बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 326/2011 , 
आशुतोष भट्ट बनाम उक्तसखण्ड- सज्य, स्टि याचिका संख्या-(पीआईएल ) 7/2044, रिट याचिका 
संख्या 330/2013 , अजय डुंगराकोटी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, रिट याचिका संख्या 
208/2014 पुष्पेन्द्र चौधरी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं इस परीक्षा से संबंधित अन्य 

याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगा । 

अतः उक्त अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि यदि वे उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा 
में निर्धारित तिथि एवं समय पर आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें , अन्यथा यह समझा 
जायेगा कि वह उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने 
की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी । 


आज्ञा से . 


अमित सिंह नेगी, 

सचिव । 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट, 22 अप्रैल, 2017 ई ० (बैशाख 02, 1939 शक सम्वत् ) 


461 


सहकारिता एवं गन्ना चीनी अनुभाग -1 

अधिसूचना 

13 अप्रैल, 2017 ई ० 
संख्या 339 / XIV -1 / 2017-9(6)2009-गोपन (मंत्रि परिषद्) अनुभाग के पत्र संख्या 207 / 14 / 1 / 9 / XXI / 2013 टीसी, 
दिनांक 05 अप्रैल , 2017 के क्रम में अधिसूचना संख्या मा 0 मंत्रिगण -294(1) / XIV - 1 / 2016-09(6) / 2009 , दिनांक 
18 अक्टूबर, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद् में उप सभापति के पद पर नामित श्री महेन्द्र सिंह लुण्ठी पुत्र 
श्री उमेश सिंह लुण्ठी, ग्राम लठ्यूड़ा, पोस्ट एवं जनपद पिथौरागढ़ को तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा पदमुक्त किया 
जाता है । 

विजय कुमार ढौंडियाल, 

सचिव । 
गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग 

अधिसूचना 

12 अप्रैल, 2017 ई ० 
संख्या 228 / 14 / 1 / 8 / XXI / 2016- चूँकि , नीचे दी गयी अनुसूची में नामित, विस्तारित और वर्णित 
भू - गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग लोक प्रकृति के प्रयोजनों के लिए ; अर्थात् पेट्रोलियम उत्पाद तेल भण्डारण 
के लिए किया जाता है ; 

और, चूँकि , उसके सम्बन्ध में कोई सूचना या उसके नष्ट करने या बाधा डालने या विघ्न पड़ने से शत्रु को 
लाभ पहुँचेगा; 

अतएव, अब श्री राज्यपाल महोदय, शासकीय गुप्त बात अधिनियम , 1923 (1923 का 19) की धारा 2 के खण्ड (8 ) 
के उप खण्ड ( घ) सपठित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या फा 0 स 0 17015 / 27 / 2014- आईएस -1, 
दिनांक 30 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, नीचे दी गयी अनुसूची में नामित, विस्तारित और 
वर्णित भू - गृहादि को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान घोषित करते हैं और अग्रेत्तर निदेश 
देते हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू - गृहादि पर लगायी जायेगी । 

अनुसूची 


"प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और उसकी विनिर्दिष्टियाँ 


हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड डिपो स्थित लंढौरा, रुड़की, जनपद हरिद्वार 
पूर्व में भूमि कब्रिस्तान , 


पश्चिम में प्लॉट सी -1, 


उत्तर में भारत गैस प्लांट , 


दक्षिण में सड़क पुख्ता लक्सर मार्ग । 
टिप्पणी: -उक्त भूमि का स्थल नक्शा ( साईट प्लान ) जिलाधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा देखा 

जा सकता है । 


आज्ञा से , 


अरविन्द सिंह ह्यांकी, 

प्रभारी सचिव । 


.- : - .:. :::.......... -..-:: . 


462 


BRIQUE GC, 22 31 , 2017 şo ( TG 02, 1939 90 70 ) 


[PTT 1 


In pursuance of the provisions of clause ( 3 ) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 228/14 / 1/8 /XXI/ 2016 , 
Dated April 12 , 2017 for general information . 


NOTIFICATION 


April 12 , 2017 


No. 228 / 14 /1/8 /XXI/2016 --WHERE as the premises named, detailed and described in the Schedule given 
below is a place used for purposes ofpublic character; namely for Petroleum Product Oil Storage ; 


AND , WHEREAS information with respect there to , or the destruction or obstruction there of or interference 
there with , would be usefulto an enemy; 


Now , THEREFORE ,in -exercise -of- the-powers -conferred by sub- clause-(d) of clause (8 ) ofsection 2 of the 
Indian OfficialSecrets Act, 1923 (19 of 1923) read with GovernmentofIndia ,Ministry of HomeAffairs Notification 
No. F.No. 17015 /27 /2014 - IS -I, dated September 30 , 2014 , the Governor is pleased to declare the premises 
named ,detailed and described in the schedule given below to be a " Prohibited place " for the purpose of the said 
Act, and is further pleased to direct that a copy of this notification in English and in the vernacular of the locality 
shall be affixed to the said premises. 


SCHEDULE 


Name and Specification of the : Prohibited place : 


Hindustan Petroleum Corporation Limited Depot, Landhaura , Roorkee , Distt. Hardwar 


In East : Grave Yard , 


In West : Plot No. C - 1 


In North : BPCL, LPG Bottling Plant, 


In South : LaksarRoad . 


-NOTE-:-A -site-plan_of_the_land may be inspected by the interested person in the office the District Collector, 

Hardwar. 


By Order, 


ARVIND SINGH HYANKI, 

Secretary -in - Charge . 


Hogeroyo (3R050) 16 foran TGC / 214– N 1–2017 ( abrante / YT) 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


- - - - - ... 


पंजीकरण संख्या - यू ०ए ० / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 अप्रैल , 2017 ई० ( बैशाख 02, 1939 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क . 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 


NOTIFICATION 

March 21, 2017 
No. 103/UHC /XIV -a/55 /Admin.A /2012--Ms. Indu Sharma, Civil Judge (Jr. Div .), Rudrapur, District 
Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 27.02.2017 to 10.03.2017 with 
-permission-to-prefix- 26.02.2017- as- Sunday- holiday- and suffix.11.03.2017- to-14.03.2017- as-second- Saturday, 
Sunday and Holi holidays respectively. 


NOTIFICATION 


March 21, 2017 


No. 104/UHC/XIV-a /26 /Admin.A /2010 -- Sri Gurubaksh Singh , Additional District & Sessions Judge, 
TehriGarhwaris hereby sanctioned earned teave for T2 daysw.e.t.27.02.2017 10 10.03.2017 with permission 
to prefix 26.02.2017 as Sunday holiday and suffix 11.03.2017 to 14.03.2017 as second Saturday, Sunday 
and Holiholidays respectively . 


By Order ofHon ble the Vacation Judge, 

Sd/ 
Registrar finspection ) 


NOTIFICATION 


March 22, 2017 


No. 105 /UHC /XIV /19/Admin.A /2008 -- Smt. Geeta Chauhan , Civil Judge (Sr. Div .), Ramnagar, District 
Nainitalis hereby sanctioned medical leave for 03 days w.e.f. 01.03.2017 to 03.03.2017 . 


107 - ख 


108 


BTRCUS TUC, 22 378 21, 2017 so à 02 , 1939 ya 996 ) 


[ATT 1-6 


NOTIFICATION 


March 25 , 2017 


No. 110 /UHC /XIV -a /51/Admin.A /2012- Ms. Anita Kumari, Civil Judge ( Jr. Div .), Almora , is hereby 
sanctioned medicalleave for 28 days w.e.f. 15.02.2017 to 14.03.2017 . 


NOTIFICATION 


March 28 , 2017 


No. 111/XIV /96 /Admin.A /2003--SriNandan Singh , Chief JudicialMagistrate,Nainital is hereby sanctioned 
mediealleave for 13 days w.e.f 18.02.2017 to- 02.03.2017 . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge, 


Sd / 


Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 


March 30, 2017 


No. 112/UHC /VII-a -1/Stationery -- The High Court will remain closed on 03/04/2017 (Monday) and in 
lieu thereof Court will remain open on 22/04/2017 (Saturday). 


By Order of Hon ble the Court, 


Sd / 


NARENDRA DUTT, 


RegistrarGeneral. 


"NOTIFICATION 


March 30 , 2017 


No. 113 /UHC /XIV -a/48 /Admin.A /2012 --Sri Sandeep Singh Bhandari, JudicialMagistrate -ll, Hardwar is 
hereby sanctioned earned leave for 27 days w.e.f. 20.02.2017 to 18.03.2017 with permission to prefix 
19.02.2017 as Sunday holiday and suffix 19.03.2017 as Sunday holiday. 


NOTIFICATION 


March 30 , 2017 


No. 114 /UHC /XIV -62/Admin.A /2004-- Sri Amit Kumar Sirohi, Judge , Family Court, Nainital is hereby 
sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 15.03.2017 to 25.03.2017 with permission to prefix 11.03.2017 to 
14.03.2017 as holidays and suffix : 26.09: 2017- as Sunday holiday .- 


By Order-of-Hon ble the Administrative.Judge . 

Sd / 


Registrar (Inspection ). 


... ::. --- ... 


109 


भाग 1 -क ] 

उत्तराखण्ड गजट , 22 अप्रैल, 2017 ई ० (बैशाख 02, 1939 शक सम्वत् ) 
UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, 
HIGH COURT CAMPUS , NAINITAL 

NOTIFICATION 

March 28th, 2017 
No. 306 /I- H - 1/SLSA /2017 --In view of the powers conferred under Section - 9 ( 3 ) of the Legal Services 
Authorities Act, 1987 , Rule -12 (1) of the Uttarakhand State Legal Services Authority (Amendment) Rules , 
-20.15 and pursuant to the recommendation of Hon ble High Court ofUttarakhand ,Hon ble Executive Chairman , 
Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital is pleased to appoint the following Judicial Officers as 
Secretary, District Legal Services Authority in the districtmentioned against their name :-- 

NOTIFICATION 

-March 28th, 2017 
No. 304 /III-A -5 /SESA /2017 -Ms. Meena Deopa , Civil Judge (Sr. Div .), Nainitalis appointed as Secretary, 
District Legal Services Authority, Hardwar, vice Sri Ramesh Singh. 

NOTIFICATION 

March 28 , 2017 
No. 305 /III-A -6 /SLSA /2017 -- Sri Vivek Srivastava ,Additional Chief JudicialMagistrate , Roorkee , District 
Hardwar is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Dehradun , vice Sri Kuldeep Sharma. 
NOTE : This order will comeinto force w.e.f. 15.04.2017 . 


By Order of the Hon ble Executive Chairman , 

Sd / 
PRASHANT JOSHI, 

Member Secretary . 
कार्यालय आयुक्त कर , उत्तराखण्ड 

( फार्म - अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 

06 अप्रैल, 2017 ई ० 
पत्रांक 83 / आयु ० कर, उत्तरा० / फार्म अनु0 / 2016-17 / आ o घो ०प० / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे० दून - उत्तराखण्ड 
मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं , एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर , 
उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म -16 / ओ 0 सी 0 टिकट , जिनके खो जाने / चोरी हो 
जाने / मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम -30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई 
हैं , को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ: 
खोये / चोरी / नष्ट खोये / चोरी / नष्ट हुए 

फार्म / स्टॉम्प को 
व्यापारी का नाम व पता हुए फार्मों / स्टॉम्प फार्मों / स्टॉम्प की सीरीज अवैध घोषित किये 

की संख्या 

व क्रमांक 

जाने का कारण 
1. सर्वश्री गंगा एक्सट्रक्शन प्रा ० लि 0, 

प्ररुप- XVI 

U.K. VAT - M2012 खोने के कारण 
प्लॉट नं ० - डी -32, इण्डस्ट्रीयल एरिया , ( 07) 

5247082,6247718 , 
बहादराबाद , हरिद्वार, 

6247728,6572262, 
टिन -05001789481 

7725233,7725234, 

7725240 
2. सर्व श्री... गीतांची... पोलिकेम... प्रा ० लि ... प्ररुप- XVL 

U.K.VAT - M.20.12... 

खोने के कारण 
प्लॉट नं 0 24-25 , सिडकुल, हरिद्वार , ( 06 ) 

0623411,4188801, 
टिन नं0-0500662373 

4319403,5206449 , 

5206461,5206487 
3 . ज्वाइण्ट कमिश्नर ( कार्य 0 / प्र 0). ओ 0 सी 0 टिकट OCAAUK/ 2016 

मिसिंग 
वाणिज्य कर, हरिद्वार संभाग 

( 02 ) 

303501, 303502 


की 


सं ० 


विपिन चन्द्र , 


एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर , 

मुख्यालय, देहरादून । 


i - : . ::-- " . . . -- !----- 


110 


उत्तराखण्ड गजट , 22 अप्रैल, 2017 ई ० (बैशाख 02, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


विज्ञप्ति 

06 अप्रैल, 2017 ई ० 
पत्रांक 88 / आयु० क 0, उत्तरा0 / फार्म - अनु 0 / 2017-18 / केन्द्रीय फार्म - सी / एफ / खोया / चोरी / 
नष्ट हुए / दे ० दून - केन्द्रीय बिक्रीकर ( उत्तराखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम 8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , 
मैं , आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित “ एफ , जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो 
जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए, इन फार्मस के प्रयोग को 
अवैध घोषित करता हूँ : 
खोये / चोरी / नष्ट 

फार्म को अवैध 

खोये / चोरी / नष्ट हुए 
व्यापारी का नाम , पता व टिन नं 0 

घोषित किये जाने 
सं ० 

फार्मों की सीरीज / क्रमांक 

संख्या 
सर्वश्री हैवल्स इण्डिया लिमिटेड, ( Form- F) -02 U.K. VAT - F -2007 खोने के कारण 
सेक्टर -10, प्लॉट नं 0 2 ए , 

161624, 161663 
सिडकुल, हरिद्वार , 
टिन नं0-05005511468 

रणवीर सिंह चौहान , 
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड । 


क्र ० 


हुए फार्मों की 


का कारण 


1 . 


NOTIFICATION 


April 06, 2017 


No. 88/ Com.Tax/ Form/ Lost/ Stolen/ Destroyed / 2017-18/ D.Dun-- WHEREAS, information have been 
received regarding Lost/Stolen /Destroyed " Form -F " enlisted below : 


1, Commissioner, Tax , Uttarakhand , in exercise of the powers conferred by Rule 8 (13 ) ofCentralSales Tax 
(Uttarakhand) Rules , 2006 , hereby declare that" Form - F ” bearing serial no . as listed below , should be considered 
as invalid for allpurposes. 

Reasons for 
SI. Name, Address and Tin No. of No. of Lost/ stolen/ SINo. of Lost/ Stolen or declaring the 
No. Dealers Destroyed Forms Destroyed Forms forms obsolete or 

invalid 
1 . Ms. Havells India Limited , ( Form- F) -02 U.K. VAT - F- 2007 

Lost 
Sector-10, Plot No. 2A, Sidcul, 

161624, 161663 
Hardwar , Tin - 05005511668 


RANVIR SINGH CHAUHAN , 

Commissioner, Tax , 

Uttarakhand . 


कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तराखण्ड, देहरादून 


कार्यभार प्रमाण - पत्र 


01 अप्रैल, 2017 ई ० 


पत्रांक - वाकअधि ० / कार्यभार / व्य ० प० / 73 (11 ) / 110 / 2017 - प्रमाणित किया जाता है कि मा ० उत्तराखण्ड 
उच्च न्यायालय , नैनीताल के पत्र सं 0 6231 / UHC / XIII-f-7/ Admin.A/2004, दिनांक 05-12-2016 तथा उत्तराखण्ड शासन के 


भाग 1 -क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 22 अप्रैल, 2017 ई ० (बैशाख 02, 1939 शक सम्वत्) 


111 


वित्त अनुभाग -8 की अधिसूचना संख्या 988/2016/07 ( 100) / xxvii(8) / 2008 , दिनांक 02-12-2016 के अनुपालन 
में अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तराखण्ड, देहरादून के पद का कार्यभार आज दिनांक 01-04-2017 की 
पूर्वान्ह में ग्रहण किया गया । 
अवमुक्त अधिकारी, 

अवमोचक अधिकारी, 
आई० एस० बृजवाल, 

विवेक भारती शर्मा, 
प्रभारी अध्यक्ष , 
वाणिज्य कर अपील अधिकरण , 

वाणिज्य कर अपील अधिकरण, 
उत्तराखण्ड, देहरादून पीठ । 

उत्तराखण्ड, देहरादून पीठ । 


अध्यक्ष , 


कार्यालय अध्यक्ष , वाणिज्य कर अपील अधिकरण , उत्तराखण्ड, देहरादून 

कार्यभार प्रमाण - पत्र 

30 नवम्बर, 2016 ई ० 
पत्रांक - वाकअधि 0 / व्य ० प० / कार्यभार / 456 / 2016 - प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामदत्त पालीवाल , अध्यक्ष, 
वाणिज्य कर अपील अधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 30-11-2016 को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त 
होने के फलस्वरूप अध्यक्ष, वाणिज्य कर अपील अधिकरण, उत्तराखण्ड के पद का कार्यभार आज दिनांक 30-11-2016 
की अपराह्न में हस्तान्तरित किया गया । 
अवमुक्त अधिकारी, 

अवमोचक अधिकारी, 
आर0 डी 0 पालीवाल , 

आई0 एस 0 बृजवाल , 

सदस्य / प्रभारी अध्यक्ष, 
वाणिज्य कर अपील अधिकरण , 

वाणिज्य कर अपील अधिकरण, 
उत्तराखण्ड, 

उत्तराखण्ड, देहरादून । 


अध्यक्ष, 


हरादून । 


कार्यालय सदस्य, वाणिज्य कर अपील अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून पीठ 

कार्यभार प्रमाण - पत्र 

30 नवम्बर , 2016 ई ० 
पत्रांक - वाकअधि 0 / व्य ० प ० / कार्यभार / 457 / 2016 - प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामदत्त पालीवाल, सदस्य , 
--वाणिज्य कर अपील अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून पीड ( आहरण एवं वितरण अधिकारी) द्वास दिनांक - 30-11-2016 
को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सदस्य, वाणिज्य कर अपील अधिकरण , देहरादून पीठ 
के पद का कार्यभार आज दिनांक 30-11-2016 की अपराह्न में हस्तान्तरित किया गया । 

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय की कैश बुक के अनुसार स्थाई अग्रिम की धनराशि 
₹ 2,500 ( रुपये दो हजार पाँच सौ मात्र) का भी हस्तान्तरण किया गया । 
अवमुक्त अधिकारी, 

अवोचक अधिकारी, 
आर 0 डी 0 पालीवाल. 

आई0 एस 0 बृजवाल , 
सदस्य , 

प्रभारी सदस्य 
वाणिज्य कर अपील अधिकरण , 

वाणिज्य कर अपील अधिकरण , 
उत्तराखण्ड, देहरादून पीठ । 

उत्तराखण्ड, देहरादून पीठ । 


.-- : --::. :..:: " :: ---....- 


112 


उत्तराखण्ड गजट , 22 अप्रैल , 2017 ई ० (बैशाख 02, 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग 

आदेश 

28 फरवरी, 2017 ई ० 
संख्या 1130 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2016 - श्री अनिल सिंह पुत्र रधुवीर सिंह, ग्राम किणजाणी, पो ० 

चन्द्रनगर , 
जिला रूद्रप्रयाग, का दिनांक 09.12.2016 को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा इनके द्वारा संचालित 
वाहन संख्या यू 0 के 0 11 सी 0 ए0-0924 ( भारवाहन) का विभिन्न अभियोगों में चालान कर, इनके लाइसेन्स संख्या 
यू 0के0-1320150007685, जो इस कार्यालय द्वारा MCWG ( NT ), LMV ( NT),LMV (T) व पहाड़ी मार्गों हेतु जारी किया 
गया है व जिसकी वैधता क्रमशः 28.05.2035 ( अव्यवासायिक ) व दिनांक 11.08.2019 (व्यवासायिक ) तक वैध है, के विरुद्ध 
कार्यवाही किये जाने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है । इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा पत्रांक 957 / सा प्रशा0 / 2016, 
दिनांक 02.01.2017 के माध्यम से श्री अनिल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, ग्राम किणजाणी, पो 0 चन्द्रनगर, जिला रूद्रप्रयाग, 
को नोटिस प्रेषित किया गया था । जिसके क्रम में इनके द्वारा कोई प्रत्युत्तर, इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ । 

अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के 
रूप में , मैं , पंकज श्रीवास्तव, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते 
हुए, आपके लाइसेन्स संख्या यू0 के0-1320150007685 ( वैधता उपरोक्त), को दिनांक 28.02.2017 से 27.05.2017 तक 
तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ । 

आदेश 

28 फरवरी, 2017 ई ० 
संख्या 1138 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2016 - श्री ललिता प्रसाद चमोली पुत्र श्री जी 0 एन 0 चमोली, ग्राम बरसीर, 
पो 0 जयन्ती, जिला रूद्रप्रयाग, का रूद्रप्रयाग पुलिस द्वारा शराब के नशे में वाहन संचालन किये जाने के अभियोग में 
चालान किया गया । जिसके क्रम में मा 0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , रूद्रप्रयाग द्वारा चालक श्री ललिता प्रसाद चमोली पुत्र 
श्री जी 0 एन0 चमोली, ग्राम बरसीर, पो 0 जयन्ती, जिला रूद्रप्रयाग , जिनका डी 0 एल 0 संख्या यू 0 के 0 1319950004868 , 
जो कि इस कार्यालय द्वारा MeWG( NT ); EMV ( NT),LMV ( T) व पहाड़ी मार्गों हेतु जारी किया गया है , जिसकी वैधता 
क्रमशः 17.11.2018 ( अव्यवासायिक ) व दिनांक 28.12.2019 (व्यवासायिक ) तक वैध है, को दिनांक 22.02.2017 से अग्रेत्तर 
-06 - माह - तक - निलम्बित किया .गया है । 

अतः श्री ललिता प्रसाद चमोली पुत्र श्री जी 0 एन० चमोली, ग्राम बरसीर, पो 0 जयन्ती, जिला रूद्रप्रयाग , को 
निर्देशित किया जाता है कि वे उक्तावधि में वाहन संचालन न करें । 

आदेश 

28 फरवरी, 2017 ई ० 
संख्या 4439 / प्रवर्तन / लाइसेन्स /-2016 श्री मुकेश पुत्र श्री मस्तान सिंह, ग्राम रोतिया, प्रो 0 माई की मण्डी , 
जिला रूद्रप्रयाग , का चण्डीगढ़ पुलिस द्वारा शराब के नशे वाहन संचालन किये जाने के अभियोग में चालान किया 
गया । जिसके क्रम में मा 0 न्यायिक मजिस्ट्रेट, चण्डीगढ़ द्वारा चालक श्री मुकेश पुत्र श्री मस्तान सिंह, ग्राम रोठिया, 
पो ० माई की मण्डी, जिला रूद्रप्रयाग, जिनका डी 0एल 0 संख्या यू0 के 0 1320160010321, जो कि इस कार्यालय द्वारा 
MCWG( NT ), LMV ( NT ), हेतु जारी किया गया है , जिसकी वैधता 02.08.2030 तक वैध है , को दिनांक 
06.02.2017 से अग्रेत्तर 03 माह तक निलम्बित किया गया है । 

अतः श्री मुकेश पुत्र श्री मस्तान सिंह, ग्राम रोढ़िया, पो 0 माई की मण्डी, जिला रूद्रप्रयाग, को निर्देशित किया 
-जाता - है - कि - वे - उक्तावधि - में - वाहन - संचालन - न करें । 

पंकज श्रीवास्तव , 
प्र 0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रप्रयाग 


113 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट , 22 अप्रैल, 2017 ई ० (बैशाख 02 , 1939 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , प्रशासन, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

30 मार्च, 2017 ई ० 
पत्रांक 2865 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / UP30A- 4669 / 2017- वाहन संख्या UP30A-4669 (TRUCK) , 
मॉडल 1999, चेसिस संख्या 373011KQQ008149 तथा इंजन नं 0 697D22KQQ130603. कार्यालय में श्री अमरूद्दीन 
पुत्र श्री इमामुद्दीन, निवासी - म0 नं0-415 , पश्चिमी सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है ।- वाहन स्वामी.. 
ने दिनांक 20.02.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस- न प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन 
निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.03.2017 
तक जमा है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु 
रसीद संलग्न है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP30A-4669 (TRUCK), का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373011KQQ008149 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

30 मार्च, 2017 ई ० 
पत्रांक 3020 / टी 0 आर0 / पंजी 0नि 0 / UP800-9374- वाहन संख्या UP800-9374(TRUCK), मॉडल 1998, 
चेसिस संख्या 373011ERQ001956 इंजन नं 0 697D22DRQ111266, कार्यालय में श्री आशीश कुमार सिंह पुत्र 
श्री शिवाजी सिंह , निवासी म0 नं 0 79 , इन्दरपुर, तह 0 किच्छा , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी 
ने दिनांक 27.03.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस न6 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन 
निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.03.2017 
तक जमा है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग 
परमिट सचिव , सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु आख्या संलग्न है । उक्त तथ्यों 
के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन - अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, -1988 -------- 
की धारा 55(2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP800-9374 (TRUCK), का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373011ERQ001956 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

30 मार्च, 2017 ई ० 
पत्रांक 3021 / टी 0 आर0 / पंजीनि0 / UPTON- 9385- वाहन संख्या UPTON-9385 (TRUCK), मॉडल 19, 
चेसिस संख्या 373011BQQ001178 तथा इंजन नं 0 697D22AQQ103553, कार्यालय में श्री चरनजीत सिंह पुत्र श्री मनजीत 
सिंह , निवासी म 0 नं 0 49 , खेड़ा कॉलोनी, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
27.03.2017 को आवेदन -पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस न6 प्लेट प्रस्तुत करते हुए. वाहन का पंजीयन निरस्त करने 
हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.03.2017 तक जमा है । 
प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, 
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु आख्या संलग्न है । उक्त तथ्यों के आधार पर 
वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP7ON- 9385 (TRUCK), का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373011BQQ001178 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


- 


114 


उत्तराखण्ड गजट, 22 अप्रैल , 2017 ई० ( बैशाख 02, 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय आदेश 

30 मार्च, 2017 ई ० 
पत्रांक 3028 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / DL1G -0123- वाहन संख्या DL1G-0123 (TRUCK), मॉडल 1990, 
चेसिस संख्या 364052895826 तथा इंजन नं0 692002036132, कार्यालय में मौ ० फारूख पुत्र श्री सफरूद्दीन , निवासी गौरी 
खेड़ा, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 06.03.2017 को आवेदन - पत्र 
के साथ वाहन की मूल चेसिस न0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन 
फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.03.2017 तक जमा है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या 
के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव , सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , 
हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु आख्या संलग्न है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने 
रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या DL1G-0123 (TRUCK), का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 364052895826 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 
30 मार्च, 2017 ई ० 


पत्रांक 3029 / टी 0 आर0 / पंजी०नि ० / UP04A-0228 / 2017- वाहन संख्या UP04A- 0228 (TRUCK), मॉडल 1997, 
चेसिस संख्या 373011ESQ716100 तथा इंजन नं 0 697D22ESQ754080, कार्यालय में मौ ० गौस पुत्र श्री बदरूद्दीन , निवासी 
बघौरी, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 27.03.2017 को आवेदन -पत्र 
के साथ वाहन की मूल चेसिस न0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन 
फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.03.2017 तक जमा है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या 
के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव , सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , 
हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने 
रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP04A-0228 (TRUCK). का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373011ESQ716100 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

31 मार्च, 2017 ई ० 
पत्रांक 3030 / टीआर० / पंजी0 नि 0 / UP25G-9442 / 2017- वाहन संख्या UP25G-9442 (TRUCK) मॉडल 1995 .. 
चेसिस संख्या 360324cvQ710516 तथा इंजन नं0 697D23CVQ727969, कार्यालय में श्री हरजीत सिंह पुत्र श्री झरमल , 
निवासी म 0 नं 0 52 , मलसी, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 30.03.2017 
को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस न प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.03.2017 तक जमा है । वाहन का मार्ग 
परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है । उक्त तथ्यों 
के आधार पर वाहन के पजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988.... 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP25G - 9442 (TRUCK), का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324CVQ710516 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


भाग 1 


1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 22 अप्रैल, 2017 ई ० (बैशाख 02, 1939 शक सम्वत् ) 


115 


कार्यालय आदेश 
31 मार्च, 2017 ई ० 


पत्रांक 3031 / टी 0 आर0 / पंजी ० नि ० / UP04A- 0380 / 2017- वाहन संख्या UP04A-0380 (TRUCK), मॉडल 1991, 
चेसिस संख्या 364052839432 तथा इंजन नं 0 692002181421, कार्यालय में श्री नरेन्द्र चितकारा पुत्र श्री सुन्दर लाल, निवासी 
हाथी खाना, वार्ड नं 0 3, किच्छा , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 30.03.2017 को 
आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस न प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.03.2017 तक जमा है । वाहन का मार्ग 
परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है । उक्त तथ्यों 
के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP04A-0380 ( TRUCK), का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 364052839432 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 
31 मार्च, 2017 ई ० 


पत्रांक 3032 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / HR38-8581 / 2017- वाहन संख्या HR38-8581 (TRUCK), मॉडल 1994, 
चेसिस संख्या 360324JVQ720826 तथा इंजन नं 0 697D23JVQ758837 , कार्यालय में मौ 0 खालिद पुत्र श्री अमीर अहमद , 
निवासी म 0 नं 0 76 ए, कैनाल कॉलोनी, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
30.03.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस न प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने 
हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.03.2017 तक जमा है । 
वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न 
है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या HR38-8581 (TRUCK), का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 360324JVQ720826 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

ऊधमसिंह नगर । 


कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड 

अधिसूचना 
22 मार्च, 2017 ई ० 


पत्रांक 1203 / प्राविधिक साक्तयो/-2016-17 उत्तराखण्ड मोटस्पान नियमावली, 2044 के नियम -12 - के 
उपनियम (6) में दी गयी शक्तियों के अन्तर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 2713 / प्राविधिक / सात -1 

-1( 4) / 2011-12, दिनांक 
04-08-2012 द्वारा व्यवसायिक वाहन चालकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स हेतु अधिकृत संस्थानों के लिए मदवार शुल्क 
निर्धारण किया गया है । वर्तमान में उत्तराखण्ड मोटरयान (संशोधन ) नियमावली, 2016 के नियम 12 के उपनियम ( 6) 
के प्रवर्तन में आने के फलस्वरूप उक्त शुल्क को अधिक युक्तिसंगत बनाये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्धारित दरों 


116 


उत्तराखण्ड गजट , 22 अप्रैल, 2017 ई ० (बैशाख 02, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


में संशोधन की आवश्यकता है । अतः उत्तराखण्ड मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम 12 के उपनियम (6 ) 
में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा सभी अधिकृत चालक प्रशिक्षण स्कूलों / संस्थानों द्वारा हल्के एवं 
मध्यम / भारी श्रेणी के व्यवसायिक वाहन चालक रिफ्रेशर कोर्स हेतु पूर्व कार्यालय- ज्ञाप में उल्लिखित शुल्क को संशोधित 
करते हुए निम्न प्रकार शुल्क निर्धारण किया जाता है: 


क्र ० 
सं ० 


250.00 


100.00 


380.00 


160.00 


1 . 


प्रशिक्षण शुल्क 


एक दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स 

( हल्के मोटरयान ) (मध्यम एवं भारी- मोटरयान ) 
विवरण स्मार्ट साधारण स्मार्ट साधारण 

अभ्युक्ति 
क्लास हेतु | क्लास हेतु | क्लास हेतु | क्लास हेतु 
शुल्क शुल्क शुल्क शुल्क 
₹ ₹ ₹ 

स्मार्ट क्लास के अन्तर्गत 
प्रोजेक्शन यूनिट के माध्यम से 

प्रशिक्षण, वातानुकूलित कक्ष, 
( अनिवार्य) | ( अनिवार्य) | (अनिवार्य ) ( अनिवार्य) | प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण 

सामग्री 

कराना 
सम्मिलित है 

दिन में एक बार भोजन एवं 
दोपहर का भोजन, 

दो बार चाय - स्नैक्स ( दो दिनों 
120.00 

के लिए) प्रशिक्षुओं हेतु उक्त 
( वैकल्पिक ) (वैकल्पिक) | (वैकल्पिक) | ( वैकल्पिक) सुविधा प्राप्त करने पर देय 
सांयकालीन चाय 

होगा 

रक्त समूह एवं नेत्र परीक्षण 
चिकित्सीय परामर्श 

हेतु यदि आवेदक का पूर्व में 
नेत्र / परीक्षण रक्त समूह जाँच 
नहीं हुई है तो अनिवार्य 


उपलब्ध 


100.00 


60.00 


200.00 


2 . 


सुबह एवं 


3 . 


100.00 


100.00 


100.00 


100.00 


70.00 


70.00 


70.00 


70.00 


4 . 


दुर्घटना बीमा 


₹ 1.00 लाख का दुर्घटना 
( अनिवार्य) ( अनिवार्य) । ( अनिवार्य) -बीमा एक वर्ष की अवधि हेतु 


( अनिवार्य) 


सी 0 एस 0 नपलच्याल , 
परिवहन आयुक्ता 


पी ० एस ० यू ० ( आर० ई ०) 16 हिन्दी गजट / 214 - भाग 1 - क -2017 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड , रुड़की । 


